निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 आषाढ़ 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 589 ) पटना , वृहस्पतिवार , 8 जुलाई 2021 

I 6508 @ wils & 01850 @ 201785171 @ KEE 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

15 जून 2021 
श्री संतोष कुमार झा , बि ० प्र ० से ० , ( कोटि क्रमांक -728 / 11 ) के विरूद्ध जिला प्रबंधक , राज्य खाद्य निगम , गया 
के पदस्थापन काल में प्रशासनिक विफलता एवं गोदामों से खाद्यान्न के गबन में संलिप्तता संबंधी आरोपों के लिए खाद्य 
एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक -5206 दिनांक 07.11.2019 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई 
हेतु प्राप्त हुआ । 

उक्त के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप - पत्र की 
प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक -1657 दिनांक 31.01.2020 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । 
स्मारोपरांत श्री झा का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा । 

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर 
की गयी । सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री झा के विरूद्ध जिला प्रबंधक के रूप में दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग 
से नहीं करने एवं बड़ी मात्रा में खाद्यान्न के गबन मामले में संलिप्तता आदि गम्भीर प्रकृति के आरोप प्रतिवेदित है । 
श्री झा द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद अपना स्पष्टीकरण भी समर्पित नहीं किया गया , जिससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्रतिवेदित आरोप के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है । 

अतएव मामले की वृहद जाँच की आवश्यकता पाते हुए श्री संतोष कुमार झा , बि ० प्र ० से ० , कोटि 
क्रमांक -728 / 11 के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की जाँच बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली -2005 के नियम 17 ( 2 ) के तहत कराने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है । इस विभागीय 
कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी आयुक्त , मगध प्रमंडल , गया एवं प्रस्तुतीकरण / उपस्थापन पदाधिकारी , खाद्य एवं 
उपभोक्ता संरक्षण विभाग , बिहार , पटना द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होगें । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 जुलाई 2021 
श्री झा से अपेक्षा की जाती है वे अपना बचाव बयान / पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की 
संचालन पदाधिकारी अनुमति दे , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें । 
vinske vinsk fn ; kt kk gSfd bl 1 a y dh i fr fogli jkt i = ds vxysve ea 
id f'k fd ; kt k r Akk bl dhifr I Hal adk dis nht kA 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
ele fliktbu vál ) 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 589-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


